निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 595 ) 


30 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 20 जून 2018 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

13 दिसम्बर 2017 
सं० 1स्था० - 144 /17 - 10399/वि०स० — सभा सचिवालय के वरीय प्रतिवेदक श्री शंभु कुमार , जो बिहार विधान सभा 
का अधिसूचना संख्या -1480 , दिनांक 29.04.16 के द्वारा दिनांक 28. 10.06 से वित्त विभाग , बिहार के पत्रांक - 8711 , दिनांक 
19.09 .11 , सभा सचिवालय का अधिसूचना संख्या- 2548 , दिनांक 12.12. 15 एवं वित्त विभाग के ज्ञापांक -5153 , दिनांक 
21.05. 13 के आलोक में पी०बी० -3 , 15600 -39100/ - रू० , ग्रेड पे - 5400/ - रू० पाते थे, को सभा सचिवालय के 
अधिसूचना संख्या - 9795 , दिनांक 28.11.17 द्वारा वरीय प्रतिवेदक के पद पर वेतन स्तर - 11 में अनुमान्य वेतन एवं अन्य भत्तों 
के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति दिया गया है । सभा सचिवालय का ज्ञापांक - 9817 - 24 , दिनांक 29.11.17 के द्वारा 
वित्त विभाग , बिहार का ज्ञापांक - संख्या - 3ए - 2 - वे. पु० - 08/ 2017 - 8928 , दिनांक 15.11. 2017 को सभा सचिवालय में पूर्ण रूप से 
लागू किया गया है । 

आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , 
अवर सचिव , बिहार विधान सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 595 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic .in 


